MHAN 


. 


thi. 


. 


V 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1936 ( श०) 


संख्या 39 राँची, बुधवार 


24 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 301- 313 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


302 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय ( संसदीय कार्य) विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 मई , 2014 


संख्या-मं0 मं0 स0 -05 ( वि0 स0 सत्र ) 03/ 2014 - 630 -- माननीय राज्यपाल महोदय झारखण्ड का 
दिनांक:- 24 मई, 2014 को निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता 


" भारत के संविधान के अनुच्छेद- 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड-(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मै डॉ0 सैयद अहमद , झारखण्ड का राज्यपाल , इसके द्वारा दिनांक :- 05 मार्च, 
2014 को विधान -सभा की बैठक की समाप्ति के पश्चात झारखण्ड विधान - सभा का सत्रावसान 
करता हूँ ।” 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए० के० पोद्दार, 


सरकार के उप सचिव | 


303 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 24 सितम्बर, 2014 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
5 मई, 2014 


संख्या-विशेष समिति ( प्रश्न )- 08 / 2010- 1099-वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन नियमावली के नियम-198 ( 1) के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अनियमित 
भुगतान की जाँच हेतु झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति का गठन निम्न प्रकार से किया 
जाता हैं : 


सदस्य 


संयोजक 


01. श्री उमाकान्त रजक स०वि०स० 
02. श्री बन्ना गुप्ता स०वि०स० 
03. श्री दीपक बिरुवा स०वि०स० 
04. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा स०वि०स० 
05 . श्री जनार्दन पासवान स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


श्री बन्ना गुप्ता स०वि०स० इस समिति के संयोजक एवं सभा- सचिव इसके सचिव होंगें | 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 माह तक का होगा | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


304 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 


अधिसूचना 
2 जून , 2014 


संख्या - विशेष समिति प्रश्न -04/14-1268-वि० स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम - 198 ( 1) के अधीन पशिचमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ा जामदा स्थित बालाजी मेटालिक 
क्राशर प्लांट वर्षों से बन्द रहते हुए आयरन ओर के अवैध कारोबार में संलिप्त पदा0/ खनन 
माफियाओं के विरुद्ध जाँच हेतु झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति का गठन सभा सचिवालय 
की अधिसूचना संख्या- 767, दिनांक - 24/03/ 2014 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया हैं - 


संयोजक 


सदस्य 


श्री दीपक बिरुवा 
श्री लोबिन हेम्ब्रम 
श्री अरूप चटर्जी 
श्री रामचन्द्र बैठा 


स० वि० स० 
स० वि० स० 
स० वि० स० 
स० वि० स० 


सदस्य 


सदस्य 


श्री दीपक बिरुवा , स० वि० स० इस समिति के संयोजक एवं सभा सचिव इसके सचिव हैं | 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो माह तक के लिए था , को अगले दो 
माह के लिए विस्तारित किया जाता हैं | 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


नृपेन्द्र कुमार सिंह , 

अपर सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 


305 


अधिसूचना 

21 जुलाई , 2014 
संख्या-विशेष समिति ( प्रश्न ) 04/ 2014- 1637-वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा - सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 1268, 
दिनांक -2 जून , 2014 के क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ा जामदा स्थित बालाजी 
मेटालिक क्रशर प्लांट वर्षों से बंद रहते हुए आयरन ओर के अवैध कारोबार में संलिप्त 
पदाधिकारी/ खनन माफियाओं के विरूद्ध जांच विषयक गठित झारखण्ड विधान सभा की विशेष 
समिति में श्री पौलुस सुरीन , स०वि०स० को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से शेष अवधि तक के 
लिए सदस्य मनोनित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 

13 अगस्त, 2014 
संख्या -अपि०क०व०क०स०-01/2014- 1653-वि०स०-- सभा- सचिवालय की अधिसूचना संख्या 
अपि०क०व०क०स०- 01/ 2014- 1595 , दिनांक - 7 अगस्त , 2014 के क्रम में सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है , कि श्री विनोद कुमार सिंह , स0वि0स0 को झारखण्ड 
विधान सभा के अल्पसंख्यक,पिछड़ा, कमजोर वर्ग कल्याण समिति के सदस्य पद से विमुक्त किया 
जाता हैं | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, 


झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


306 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 


अधिसूचना 

19 अगस्त , 2014 
संख्या- गै०स०सं०स०- 39/12-1688-वि०स० - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 1642/ 
वि०स०, राँची , दिनांक - 12 अगस्त, 2014 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार सिंह, स० वि० स० के आलोक में माननीय अध्यक्ष , 
झारखण्ड विधान - सभा द्वारा झारखण्ड विधान - सभा की गैर सरकारी संकल्प समिति के दायित्व 
से दिनांक - 12 अगस्त , 2014 के प्रभाव से मुक्त किया गया है | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


गुरुचरण सिंकु , 

उप सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची | 


अधिसूचना 
20 अगस्त , 2014 


संख्या - म0 बा0 स0 - 01/ 14 - 1702-वि० स० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0- 1571 ,दिनांक - 7 अगस्त , 2014 के क्रम 
में श्री गुरुचरण नायक , स0 वि0 स0 को महिला एवं बाल विकास समिति का सदस्य शेष अवधि के लिए 
मनोनीत किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 


307 


अधिसूचना 

20 मई , 2014 
संख्या- 01 स्थाo- 34 / 2010-1825-वि०स० -- सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 3083 , 
दिनांक - 29 अगस्त, 2013 द्वारा गठित पदवर्ग समिति के सदस्य श्री विधुत वरण महतो, 
सभापति , सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का त्याग पत्र देने के फलस्वरूप पदवर्ग समिति की शेष 
अवधि के लिए डाँ सरफराज अहमद, सभापति प्राक्कलन समिति को सदस्य मनोनीत किया जाता 


हैं | 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

13 अगस्त , 2014 
संख्या-विशेष समिति ( प्रश्न ) 04/ 2014-1860-वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम -198 (1 ) के अधीन पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ा जामदा स्थित बालाजी 
मेटालिक क्रशर प्लांट वर्षों से बंद रहते हए आयरन ओर के अवैध कारोबार में संलिप्त 
पदाधिकारी/ खनन माफियाओं के विरूद्ध जांच हेतु सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 767, 
दिनांक -24 मार्च, 2014 द्वारा गठित झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति (प्रश्न ) का कार्यकाल 
अगले दो माह के लिए विस्तारित किया जाता हैं | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, 


झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


308 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 


अधिसूचना 
14 अगस्त, 2014 


संख्या-कार्य0 33/ 2014-1902-वि०स०--एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 
नियम -223 (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष ने झारखण्ड राज्य के पलामू क्षेत्र मे सुखाड़ की स्थिति 
पर जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेष समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैं : 


मा० मंत्री 


संयोजक 


स०वि०स० 


सदस्य 


01. श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी 
02. श्री संजय कु0 सिंह यादव 
03. श्री बैधनाथ राम 
04. श्रीमती सुधा चौधरी 
05. श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी 


स०वि०स० 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य | 


श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी , माननीय मंत्री इस विशेष समिति के संयोजक एवं सभा- सचिव 
इसके सचिव होगे | समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों का 
होगा | 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


309 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 

अधिसूचना 

1 जुलाई, 2014 
संख्या - सी०पी०ए० -01/ 2014- 2398-वि०स० --राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के नियमावली-2001 
के कंडिका - 13 के तहत् राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ , झारखण्ड शाखा के कार्यकारिणी समिति की 
गठन निम्न प्रकार किया जाता हैं : 


स०वि०स० 


सभापति 


स०वि०स० 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य 


01. श्री शशांक शेखर भोक्ता 

अध्यक्ष, 

झारखण्ड विधान सभा । 
02. श्री हेमन्त सोरेन 

मुख्यमंत्री, 

झारखण्ड सरकार | 
03. श्री अर्जुन मुण्डा 

नेता विरोधी दल , 

झारखण्ड विधान सभा । 
04. श्री रधुवर दास 
05 . डा0 सरफराज अहमद 
06. श्री अरविन्द कुमार सिंह 
07. श्री उमाकान्त रजक 
08. श्री मथुरा प्रसाद महतो 
09. श्री संजय कुमार सिंह यादव 
10. श्री अरूप चटर्जी 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत् होने की तिथि से एक वर्ष होगा | 


माननीय अध्यक्ष सह सभापति , सी०पी०ए० , 


झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

सुशील कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव , झारखण्ड विधान सभा सह 

सचिव , झारखण्ड सी0पी0ए0 शाखा | 


310 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- - - - - - -- - 

अधिसूचना 

17 सितम्बर, 2014 
संख्या- 13 /वरीय नि0 सं0- 96 / 2014 का0 - 9382 -- श्री अनन्त कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला 
न्यायाधीश, सम्प्रति अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
रू 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 17 फरवरी, 2003 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
18 सितम्बर, 2014 


संख्या-3/नि0सं0- 09 - 124/ 2014 का. 9424 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री असीम किस्पोट्टा, 
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा को दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से 2 जनवरी , 2014 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 


311 


अधिसूचना 

22 सितम्बर , 2014 
संख्या-13/वरीय नि0 सं0-99/ 2014 का0 - 9485 -- श्री बिनोद कुमार लाल, सेवानिवृत्त वरीय 
विधि परामर्शी- सह - अपर सचिव , झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि 
से रू 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री लाल की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2004 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 

22 सितम्बर, 2014 
संख्या-1/ विविध- 803 /06 खंड-1 का .- 9510 --विभागीय अधिसूचना संख्या-3564, दिनांक 
15 अप्रैल, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा.प्र. से. ( झाः86 ), प्रधान 
सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11 ,12 , 13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 19 मई, 2014 से 
4 सितम्बर , 2014 तक कुल 109 (एक सौ नौ ) दिनों के उपार्जित अवकाश की औपबंधिक स्वीकृति 
घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के अपर सचिव । 


312 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 

नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
26 जून , 2014 


संख्या - 01 / न0प्र0नि0 / NULM-टास्क फोर्स- 12 / 2014- 3012-- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 
( NULM) योजना के Self Employment घटक के Operational Guideline के अनुसार व्यक्तिगत एवं 
समूह के उद्यमों के आवेदन को नगर निकाय द्वारा बैंक को अग्रसारित करने की अनुशंसा हेतु 
निकाय स्तर पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एवं Task Force 
गठित किया जाना है । 
2. सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ( NULM) अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह 
के उद्यमों के आवेदन को नगर निकाय द्वारा बैंक को अग्रसारित करने की अनुशंसा हेतु निकाय 
स्तर पर Task Force का गठन निम्न रुप से किया जाता है 


Task Force at ULB Level 


Role 


Chairman 


Chief Executive Officer (CEO ) ULB / Municipal Commissioner of 
ULB / or any representative authorized by CEO ULB 


Lead District Manager (LDM ) 


Member 


Member Convenor 


City Project Officer (CPO ), ULB / or any authorized representative 
of ULB 


Representative from District Industries Centre (DIC ) 


Member 


Senior Branch Manager (Max - 2) ofbanks 


Member 


| Representative ( 2 ) of Area Level Federation / City Level Federation 


Member 


3. नगर निकाय लाभुको से प्राप्त आवेदन को Task Force के समक्ष उपस्थापित करेगी, जिसे 
Task Force अनुभव, कौशल, गतिविधि की व्यवहार्यता , गतिविधियों का दायरा के आधार पर छानबीन 
कर आवेदनों को Shortlist करने के बाद आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी । 


313 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 24 सितम्बर, 2014 
Task Force लाभुको से प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति की अनुशंसा एवं अनुपयुक्त आवेदनों को 
अस्वीकार कर सकता है । Task Force विवादित मामले पर पुनः मूल्यांकन के लिए लाभार्थी को 
आदेशित कर सकता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 39 - 50 | 


